15 आश्विन 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 817 ) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2022 

संसदीय कार्य विभाग 


1 . 


2 . 


अधिसूचना 
6 अक्तूबर 2022 

सं ० सं ० का ० - 1 / वि 0 मं 0 ( महानुभाव ) - 08-03 / 2021 / 783 – प्रभारी सचिव , बिहार विधान सभा के पत्रांक- 3413 , 
3414 एवं 3415 दिनांक 20.09.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने विधान सभा में निम्नांकित सूची 
में अंकित महानुभावों को सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक , उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में दिनांक 
20.09.2022 के प्रभाव से मनोनीत किया है । उक्त मनोनयन को माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा द्वारा मान्यता प्रदान 
की गयी है । 

क्रम सं ० 

प्राप्त सुविधा 

मंत्री 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


सत्यमेव जयते 


8 . 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


माननीय सदस्यों के नाम / निर्वाचन क्षेत्र 
संख्या एवं नाम 


श्री श्रवण कुमार , स ० वि ० स ० , क्षेत्र सं0-176 
( नालन्दा ) 


श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन , स ० वि ० स ० , क्षेत्र 
सं 0 - 133 , ( समस्तीपुर ) 

स ० वि ० स ० , क्षेत्र सं0-74 

श्री रत्नेश सादा , 
( सोनवर्षा ) ( अ 0 जा 0 ) 
श्री राजेश कुमार , 
( कुटुम्बा ) ( अ 0 जा 0 ) 

स ० वि ० स ० , क्षेत्र सं0-222 

नीरज , स ० वि ० स ० , क्षेत्र 

श्री नरेन्द्र कुमार 
सं 0 - 153 ( गोपालपुर ) 

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव , स ० वि ० स ० , 

क्षेत्र सं 0 - 90 ( मीनापुर ) 

स ० वि ० स ० , क्षेत्र सं 0 - 144 

श्री राजवंशी महतो , स ० वि ० स ० , क्षेत्र सं 0 - 141 

( चेरिया बरियारपुर ) 


श्री राज कुमार सिंह , 
( मटिहानी ) 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


पदनाम 


मुख्य सचेतक 

उप मुख्य सचेतक 

सचेतक 

सचेतक 

सचेतक 

सचेतक 

सचेतक 

सचेतक 


राज्य मंत्री 

उप मंत्री 

उप मंत्री 

उप मंत्री 

उप मंत्री 

उप मंत्री 

उप मंत्री 


प्रभाव की 
तिथि 

20.09.2022 


20.09.2022 


20.09.2022 


20.09.2022 


20.09.2022 


20.09.2022 


20.09.2022 


20.09.2022 


बिहार गजट ( असाधारण ) 7 अक्तूबर 2022 

माननीय 

सदस्यों के नाम / निर्वाचन क्षेत्र 
संख्या एवं नाम 

प्राप्त सुविधा 

सचेतक 

श्री अजय कुमार , स ० वि ० स ० , क्षेत्र सं0-138 
( विभूतिपुर ) 

उप मंत्री 

सचेतक 

श्री राम रतन सिंह , स ० वि ० स ० , क्षेत्र सं 0 - 143 
( तेघड़ा ) 

उप मंत्री 

श्री मुहम्मद इजहार असफी , स ० वि ० स ० , क्षेत्र 
सं 0 – 55 ( कोचाधामन ) 

सचेतक 

उप मंत्री 

2 . 

चूंकि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0- 839 दिनांक 16.08.2022 द्वारा श्री श्रवण कुमार को 
बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हुए ग्रामीण विकास विभाग का कार्य आबंटित किया जा 
चुका है एवं उन्हें बिहार के मंत्री ( वेतन एवं भत्ते ) नियमावली , 2006 ( अद्यतन संशोधित ) द्वारा वेतन , भत्ते एवं अन्य सुविधायें 
( निजी कर्मचारियों की सुविधा सहित ) अनुमान्य हो गयी हैं । अतः उन्हें बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल , संसदीय 
सचिव , सचेतक एवं सदन नेता ( वेतन एवं भत्ते ) नियमावली , 2006 के नियम – 3 के आलोक में मुख्य सचेतक मनोनीत होने 
के कारण मंत्री के समान सुविधाये देय नहीं होगी । 

3. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल , संसदीय सचिव , सचेतक और सदन नेता ( वेतन एवं भत्ते ) नियमावली , 
2006 के नियम – 3 के तहत उप मुख्य सचेतक एवं सचेतकगण को उनके नाम के सामने अंकित क्रमशः राज्य मंत्री एवं 
उप मंत्री के समान सुविधायें दिनांक 20.09.2022 के प्रभाव से देय होंगी । 
4. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


2 


क्रम सं ० 


9 . 


10 . 


11 . 


पदनाम 


प्रभाव की 
तिथि 

20.09.2022 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 817-571 + 10 डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


20.09.2022 


20.09.2022 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेश परिमल , 

सरकार के उप - सचिव । 


